THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


- 


- 


- 


बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में टूटीकोरिन पत्तन न्यास 
कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति ) छठवां संशोधन विनियम , 1992 में सुधार 
का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
को प्रवृत्त होंगे । 

[ फा . सं . पी . आर . 120 12/ 10/ 92 - पी. ई.-I ] 

अशोक जोशी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 
New Delhi, the 10th February , 1993 

MOTIFICATION 
G . S . R. 60 ( E ) .- - In exercise of the powers conferred by sub -section ( i ) of 
section 124 , read with sub - section ( i ) of section 132 of the Major Ports Act . 
1963 ( 38 of 1963 ) , the Central Government hereby approves the corrigendum 
to Tuticorin Port Trust ( Recruitment, Seniority and Promotion ) Sixth Amend 
inent, Regulations, 1992 , made by the Board of Trustees for the Port of 
Tuticorin and set out in the Schedule anner ( d to this notification . 

2 . The said regulations shall come into force on the date of publication 
of this notification in the Official Gazette . 

INo . PR- 12012 / 10 / 92- PE. I ] 

ASHOKE JOSHI , Jt. Secv . 


ment, Region Port Trust Central Gove 


शद्धि पत्र 

नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1993 
सा . का . नि . 61 ( अ ) . - भारत का राजपत्र असाधारण , भाग II, खंड 3, उप खंड 
( i ) दिनांक 29 जून , 1992 में , भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) 
की अधिसूचना सा . का . नि . 648 ( ङ ) की अनुसूची के रूप में प्रकाशित तूतीकोरिन पत्तन 
न्मास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति ) छठवां संशोधन विनियम , 1992, में : 

(i ) तकनीकी सहायक (बिजली ) पद से संबंधित अनुसूची की क्रम सं . 18 

के बाद , निम्नलिखित निवेशित किया जाए , अर्थात् : 
"निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्रम सं 8 ( क ) , 14 ( क ), 14 ( ख ) और 14 ( ग ) 

के रूप में जोड़ दी जाएं । " 


[ भाग II-- - खंड 3 ( i ) ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( ii ) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (यांत्रिक ) पद से संबंधित अनुसूची की क्रम 

सं . 14 ( क ) के कालम 11 के नीचे "टिप्पणी " में "ग्रेड " और "प्राप्त 
करने " शब्दों के बीच " के बाद " शब्द को शामिल कर दिया जाए । 


( iii ) सहायक कार्यकारी इंजीनियर (बिजली ) पद से संबंधित अनसूची की क्रम 

सं . 14 ( ख ) के कालम 11 के नीचे टिप्पणी के लिए निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् : - - 


"टिप्पणी : सहायक इंजीनियर ( बिजली ) के ग्रेड से सहायक कार्यकारी 
इंजीनियर (बिजली ) के ग्रेड को स्थानान्तरितों के मामले में , पांच वर्ष की 
अवधि की सेवा को , स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद दोनों ग्रेडों में की 
गयी सेवा को मिलाकर गणना में ली जानी चाहिए । " 


[ फा . सं . पी . आर . 12012/ 10/ 92- पी ई-I] 

अशोक जोशी, संयुक्त सकिव 


CORRIGENDUM 


New Delhi, the 10th Fabruary, 1993 


G .S .R , 61 ( E ) .- - In the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, 
Seniority and Promotion ) Sixth Amendment Regulations, 1992 , published as 
Schedule to Notification of the Government of India . in the Ministry of Surface 
Transport ( Ports Wing ) in GSR 648 ( E ) in the Gazette of India Extraordinary , 
Part II , Section 3, Sub section (i) , dated the 29th June, 1992 : 


(i) after S. No. 18 of the Schedule relating to the post of Technical 

Assistant ( Electrical) , the following shall be inserted, namely : 


" The following entries shall be 

__ 14 ( b ) and 14 ( c ) . " 


added as SI. Nos. 8 ( a) , 14( a ) , 


( iii ) in the Note below column 11 of Sl. No. 14 ( a ) of the Schedule 

relating to the post of Assistant Executive Engineer (Mechanical) , 
the word after may be inserted between the words “ grade and 
acquiring. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3 (i) ] 


We 


(iii ) for the Note below column 11 of Sl . No. 14 ( b ) of the Schedule 

relating to the post of Executive frigineer ( Electrical) following 
shall be substituted , isamely :--- 


" Note : In the case of transferees to the grade of Assistant Execu 

tive Engineer ( Electrical) froin the grade of Assistant Engineer 
(Electrical) tie length of service of five years shall be coin 
puted by taking into account the service rendered in both the 
grades atfer acquiring Degree qualification ." 


(No. PR - 12012 10 . 92- PE . I 
ASHOKE JOSHI. It. Secy . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1993 


शमस्ट्री सं .. डी . एल . - 33004/ 92 


REGD . NO . D . L.- 33004192 


म 


भारतको राजपत्र 
Thz Gazette of India 


X 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड (i ) 
PART II- - Section 3 -Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
· PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


e 


DEBAR. COMerra- marar 


- 
man 


ar - - 
- - 

wa 


- 


ram 


सं . 45 ] 
No. 45) 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 11, 1993/ माघ 22, 1914 
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11 , 1993 /MAGHA 22 , 1914 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलंग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it inay be field as a 

separate compilation 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - maparman 


4 


- iman 


a 


mumr 


. me . 


. 


. 


संचार मंत्रालय 
( दूर संचार विभाग ) 

शुद्धि -पत्र 

नई दिल्ली, 11 फरवरी , 1993 
सा . का . नि . 62( अ ) .-- - 28 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II खण्ड - 3 ( i ) के पृष्ठ 4 और 5 पर प्रकाशित संचार मंत्रालय ( दूर संचार 
विभाग ) की 28 अक्तूबर , 1992 की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 830 ( ई ) में 
374GI493 

( 1 ) 


